पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 1 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2023--पौष 16, शक 1944 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आसीन कुमार बिश्वास आत्मज श्री अपूर्बा कुमार बिश्वास, उम्र 38 वर्ष, निवासी- 
म. नं. जे. 144, गाड़ाडीह, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे पिता का वास्तविक नाम अपूर्बा कुमार बिश्वास है. पूर्व में मेरा 
नाम आसीन कुमार था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम अपूर्वा दर्ज 
है. मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “बिश्वास” जोड़कर नया नाम/उपनाम आसीन कुमार बिश्वास आ. अपूर्बा कुमार बिश्वास रख लिया हूँ तथा 
इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे आसीन कुमार बिश्वास आत्मज श्री अपूर्बा कुमार बिश्वास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आसीन कुमार आसीन कुमार बिश्वास 
पिता-श्री अपूर्वा पिता-श्री अपूर्बा कुमार बिश्वास 
निवासी-म. नं.-जे. 144, गाड़ाडीह, निवासी-म. नं.-जे. 144, गाड़ाडीह, 
तहसील-पाटन, तहसील-पाटन, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


2 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मनीषा वालावलकर ध. प. श्री मंगेश वालावलकर, उम्र 49 वर्ष, निवासी शॉप 
नंबर 714 सी मार्केट, सेक्टर 6, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) को हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम जयश्री सामंत आ. स्व. 
प्रभाकर सामंत था जो मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र में दर्ज है. मेरा विवाह 18-04-2018 को श्री मंगेश वालावलकर के साथ 
संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैने अपना परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मनीषा वालावलकर रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती मनीषा वालावलकर ध. प. श्री मंगेश वालावलकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
wast सामंत श्रीमती मनीषा वालावलकर 
पिता-स्व. प्रभाकर सामंत पति-श्री मंगेश वालावलकर 
निवासी-शॉप नंबर-714 सी मार्केट, निवासी-शॉप नंबर-714 सी मार्केट, 
सेक्टर-6, सिविक सेंटर भिलाई, सेक्टर-6, सिविक सेंटर भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आशु पाण्डेय ध. प. श्री ato पाण्डेय, उम्र 37 वर्ष, निवासी भवानी नगर, 
विद्यापीठ के पीछे, कोटा, रायपुर (छ. ग.) को हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम आशु पाण्डेय है जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे अन्य 
दस्तावेजों में आंसू कुमारी, आसु कुमारी, कु. आसु Wes व आसु कुमारी wes दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती आशु पाण्डेय ध. प. श्री सन्दीप पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आंसू कुमारी, आसु कुमारी, श्रीमती आशु पाण्डेय 
कु. AY WS, आसु कुमारी पाण्डे पति-श्री सन्दीप पाण्डेय 
पति-श्री सन्दीप पाण्डेय निवासी-भवानी नगर, 
निवासी- भवानी नगर, विद्यापीठ के पीछे, कोटा, 
विद्यापीठ के पीछे, कोटा, रायपुर (छ. ग.) 


रायपुर (छ. ग. ) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 3 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रसंजीत साहा आत्मज श्री प्रभाष साहा, उम्र 25 वर्ष, निवासी मकान नंबर 428, वार्ड 
क्रमांक 02, न्यू मछली बाजार के पीछे, माना कैम्प, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम पप्पू साहा था जो 
मेरे पैनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बीमा, बैंक रिकार्ड व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैंने अपना नाम को परिवर्तित कर 
नया नाम प्रसंजीत साहा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे प्रसंजीत साहा (Prasanjit Saha) आत्मज श्री प्रभाष साहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पप्पू साहा प्रसंजीत साहा 
(Pappu Saha) (Prasanjit Saha) 
पिता-श्री प्रभाष साहा पिता- श्री प्रभाष साहा 
निवासी-मकान नंबर-428, वार्ड क्रमांक-02, निवासी-मकान नंबर-428, वार्ड क्रमांक-02, 
न्यू मछली बाजार के पीछे, न्यू मछली बाजार के पीछे, 
माना कैम्प, रायपुर, माना कैम्प, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार चौहान आत्मज श्री सकरू चौहान, निवासी-रामनगर रोड, कोटा, रायपुर, 
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे पिता का वास्तविक नाम सकरू चौहान है. पूर्व में मेरा नाम सीताराम चव्हाण था जो कि मेरे 
समस्त शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में तथा मेरे पिता का नाम सकरू चव्हाण दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम 
संजय कुमार चौहान रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्भशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे संजय कुमार चौहान आत्मज श्री सकरू चौहान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सीताराम चव्हाण संजय कुमार चौहान 
पिता-श्री सकरू चव्हाण पिता-श्री सकरू चौहान 
निवासी-रामनगर रोड, निवासी-रामनगर रोड, 
कोटा, रायपुर, कोटा, रायपुर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


4 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुधीर कुमार ताम्रकार आत्मज स्व. होरी गोरे ताम्रकार, उम्र 58 वर्ष, निवासी-117/ए, 
रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सुधीर कुमार ताप्रकार आ. स्व. होरी गोरे ताम्रकार 
है जो मेरे पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम 


सुधीर कुमार आ. स्व. एच. जी. ताम्रकार दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे सुधीर कुमार ताम्रकार (Sudhir Kumar Tamrakar) आत्मज स्व, होरी गोरे TAPER (Late Hori Gore Tamrakar) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सुधीर कुमार सुधीर कुमार ताम्रकार 
पिता-स्व. एच. जी. ताप्रकार (Sudhir Kumar Tamrakar) 
निवासी-117/ए, रूआबांधा सेक्टर, पिता-स्व. होरी गोरे ताम्रकार 
भिलाई (S/o-Late Hori Gore Tamrakar) 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) निवासी-117/ए, रूआबांधा सेक्टर, 
भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मदनाला विषांक आत्मज श्री किरण कुमार, उम्र 20 वर्ष, निवासी-3/ए, स्ट्रीट 32, सेक्टर 
06, सिविक सेन्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम मदनाला विषांक है जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज 
है किन्तु मेरे पैन कार्ड, दाखिला खारिज व समस्त शालेय रिकार्ड में एम. विषांक दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे मदनाला विषांक (Madnala Vishank) आत्मज श्री किरण कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 
जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एम. विषांक मदनाला विषांक 
(M Vishank) (Madnala Vishank) 
पिता-श्री किरण कुमार पिता-श्री किरण कुमार 
निवासी-3/ए, स्ट्रीट-32, सेक्टर-06, निवासी-3/ए, स्ट्रीट-32, सेक्टर-06, 
सिविक सेन्टर, भिलाई, सिविक सेन्टर, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 5 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लोमश कुमार साहू आत्मज श्री हीरालाल साहू, उम्र 38 वर्ष निवासी-ग्राम-पतोरा, दुर्ग, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा तथा मेरी पत्नि का वास्तविक नाम लोमश कुमार साहू Lomash Kumar Sahu Wet पीयूष 
Peeyush है जो कि मेरे व मेरे पत्नि के आधार कार्ड, पैनकार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है किन्तु मेरे पुत्र युगांत साहू के जन्म प्रमाण पत्र में 
मेरा व मेरे पत्नि का नाम लोमश कुमार साहू Lomas Kumar Sahu Piyush Sahu दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को युगांत साहू आत्मज लोमश कुमार साहू (Lomash Kumar Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
युगांत साहू युगांत साहू 
पिता-श्री लोमश कुमार साहू पिता-श्री लोमश कुमार साहू 
( S/o- Shri Lomas Kumar Sahu) ( S/o- Shri Lomash Kumar Sahu) 
Hial-Smt. Piyush Sahu माता-श्रीमती पीयूष 
निवासी-ग्राम-पतोरा, दुर्ग, (M/o- Smt. Peeyush) 
तह. व-जिला दुर्ग (छ. 71.) निवासी-ग्राम-पतोरा, दुर्ग, 
पिन नं.-491107 तह. व-जिला दुर्ग (छ. ग.) 
पिन नं.-491107 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बैय्या आशीष आत्मज श्री बी. नारायण राव, उम्र 29 वर्ष, निवासी ब्लाक नं. 3/ए, सड़क 
नं. 32, सेक्टर 06, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम बैय्या आशीष है जो मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड 
में दर्ज है किन्तु मेरे कक्षा 5वीं, 8वीं व 10वीं के अंकसूची में बी. आशीष दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे बैय्या आशीष (Bayya Ashish) आत्मज श्री बी. नारायण राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
बी. आशीष बैय्या आशीष 
(8. Ashish) (Bayya Ashish) 
पिता-श्री बी. नारायण राव पिता-श्री बी. नारायण राव 
निवासी-ब्लाक नं.-3/ए, सड़क नं.-32, निवासी-ब्लाक नं.-3/ए, सड़क नं.-32, 
सेक्टर-06, भिलाई, सेक्टर-06, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


6 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती तुलिका उडके ध. प. श्री राम कृष्ण उड़के, निवासी-शिव शक्ति कॉलोनी, मिलन 
चौक, वार्ड 32, कैम्प 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम यामनी ठाकुर था मेरे पिता का वास्तविक नाम 
राम सिंह ठाकुर है जो कि मेरे कक्षा दसवीं, बारहवीं तथा स्नातक व स्नातकोत्तर के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में यामनी ठाकुर दर्ज है. विवाह पश्चात्‌ 
मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम तुलिका Se रख ली हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, बैंक खाता व अन्य दस्तावेजों 
में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती तुलिका Ssh (Smt. Tulika Uike) ध. प. श्री राम कृष्ण BH (Shri Ram Krishna Vike) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
यामनी ठाकुर श्रीमती तुलिका Ssh 
(Yamini Thakur) (Smt. Tulika Uike) 
पिता-श्री राम सिंह ठाकुर पति-श्री राम कृष्ण Ssh 
(D/o- Shri Ram Singh Thakur) (W/o- Shri Ram Krishna Uike) 
निवासी-शिव शक्ति कॉलोनी, निवासी-शिव शक्ति कॉलोनी, 
मिलन चौक, वार्ड-32, मिलन चौक, वार्ड-32, 
कैम्प-2, भिलाई, कैम्प-2, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती चांदनी बंदे आत्मजा श्री मेहतरू राम बंदे उम्र 32 वर्ष, निवासी मकान नं. 192, 
वार्ड नं. 11, ग्राम नारधा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) को हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में चुमन, परिचय पत्र, पैनकार्ड, 
आधार कार्ड व मेरे पुत्र के आधार कार्ड, व बैंक रिकार्ड में चुमन बंदे व मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में चांदनी बंजारे (चुमन) व शैक्षणिक प्रमाण 
पत्र में चांदनी दर्ज है मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम चांदनी बंदे रख ली हूँ जिसे मेरे व मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती चांदनी बंदे आत्मजा श्री मेहतरू राम बंदे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
चुमन, चुमन बंदे, श्रीमती चांदनी बंदे 
चांदनी बंजारे (चुमन), चांदनी पिता-श्री मेहतरू राम बंदे 
पिता-श्री मेहतरू राम बंदे निवासी-मकान नं.-192, वार्ड नं.-11, 
निवासी-मकान नं.-192, वार्ड नं.-11, ग्राम-नारधा, 
ग्राम-नारधा, तहसील-धमधा, 
तहसील- धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 7 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकांक्षा शिरपुरकर आत्मजा श्री दिलीप शिरपुरकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी ब्लाक-46, 
प्लाट 13, नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. 7.) की हूँ, यह कि मेरे व मेरे पिता का वास्तविक नाम आकांक्षा शिरपुरकर आ. 
श्री दिलीप शिरपुरकर है जो मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा दसवीं, बारहवीं व स्नातक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में आकांक्षा 
डी शिरपुरकर आ. डी. शिरपुरकर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे व मेरे पिता का वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे आकांक्षा शिरपुरकर (Akanksha Shirpurkar) आत्मजा श्री दिलीप शिरपुरकर (Shri Dilip Shirpurkar) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आकांक्षा डी शिरपुरकर आकांक्षा शिरपुरकर 
(Akanksha D Shirpurkar) (Akanksha Shirpurkar) 
पिता-श्री डी. शिरपुरकर पिता-श्री दिलीप शिरपुरकर 
(D/o-Shri D. Shirpurkar) (D/o-Shri Dilip Shirpurkar) 
निवासी-ब्लाक-46, प्लाट-13, निवासी-ब्लाक-46, प्लाट-13, 
नेहरू नगर (पूर्व ), भिलाई, नेहरू नगर (पूर्व ), भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रविकान्त आत्मज स्व. सुन्दरलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी शंकर नगर, दुर्ग, तहसील व जिला 
दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अक्षरा सिंह राजपूत है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु उसके दाखिला खारिज, 
अंकसूची, बैंक रिकार्ड व आधार कार्ड में दिशा वर्मा आ. रविकांत दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरी पुत्री का वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को अक्षरा सिंह राजपूत आत्मजा रविकान्त के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दिशा वर्मा अक्षरा सिंह राजपूत 
पिता-श्री रविकांत पिता-श्री रविकान्त 
निवासी-शंकर नगर, दुर्ग, निवासी-शंकर नगर, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


8 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एस. विनसेंट आत्मज श्री watt satay, उम्र 68 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 4/5, जॉय 
विला कुरूद, दुर्गा मंच के पीछे, जामुल, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम एस. विनसेंट (S. Vincent) 
है किन्तु मेरे पासपोर्ट में wattyyg farde Sabarimuthu Winsent, आधार कार्ड में एस. विनसेंट 5. Vinsent मतदाता परिचय पत्र व पैन कार्ड 
में aathyg fade Sabarimuthu Vincent at है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे एस. विनसेंट $. Vincent आत्मज श्री एन्थोनी सबरीमुत्तु (५01 Anthony Sabarimuthu ) के नाम से जाना, 


पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


सबरीमुत्तु विनसेंट 
(Sabarimuthu Winsent ) 
एस. विनसेंट 
(S. Vinsent ) 
सबरीमुत्तु विनसेंट 
( Sabarimuthu Vincent ) 
पिता-श्री Gait सबरीमुत्तु 
(S/o-Shri Anthony Sabarimuthu ) 
निवासी-प्लाट नं.-4/5, जॉय fact कुरूद, 
दुर्गा मंच के पीछे, जामुल, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


एस. विनसेंट 
(S. Vincent) 
पिता-श्री wart सबरीमुत्तु 
(S/o-Shri Anthony Sabarimuthu ) 
निवासी-प्लाट 4.-4/5, जॉय fact कुरूद, 
दुर्गा मंच के पीछे, जामुल, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वेजेन्द्र कुमार आत्मज श्री सुखराम, उम्र 43 वर्ष, जाति कोष्टा, निवासी-पग्राम डुण्डेरा 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम वेजेन्द्र कुमार है जो मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों में दर्ज है किन्तु ग्राम औंधी में मेरे संयुक्त खाते की भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम विरेन्द्र दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे वेजेन्द्र कुमार आत्मज श्री सुखराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


favs 
पिता-श्री सुखराम 
निवासी-ग्राम-डुण्डेरा 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


वेजेन्द्र कुमार 
पिता-श्री सुखराम 
निवासी-ग्राम-डुण्डेरा 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 9 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रेखलाल वर्मा आत्मज स्व. भूवनलाल वर्मा, उम्र 48 वर्ष, निवासी-ग्राम औंधी, तहसील 
पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम रेखलाल वर्मा (Rekhlal Verma) है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे पुत्र 
रूबल वर्मा के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में te लाल वर्मा, मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्र व शालेय रिकार्ड 
में रेखराम वर्मा (Rekhram Verma) तथा उसके आधार कार्ड में Rekhlal दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे रेखलाल वर्मा (Rekhlal Verma) आत्मज स्व. भूवनलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रेख लाल वर्मा रेखलाल वर्मा 
(Rekh Lal Verma) (Rekhlal Verma) 
रेखराम वर्मा पिता-स्व. भूवनलाल वर्मा 
(Rekhram Verma) निवासी-ग्राम-ऑऔंधी, 
Rekhlal तहसील-पाटन, 
पिता-स्व. भूवनलाल वर्मा जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
निवासी-ग्राम-औं धी, 
तहसील-पाटन, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदीप चारूगुल्ला आत्मज श्री वेंकट राम कृष्णा राव चारूगुल्ला, उम्र 37 वर्ष, स्थायी 
निवासी-32-4-5/ए, ब्लाक 402, अनजम्मा सड़क रेवेन्यू, वार्ड नं. 07, विजयवाड़ा (अर्बन) केसिंगा (आ. प्र.) 520010, वर्तमान निवासी-फ्लैट 
नं. 16, ब्लाक नंबर ई/3, चौहान टाऊन, नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ यह कि मेरा वास्तविक नाम संदीप चारूगुल्ला 
है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. मेरे पिता व माता का वास्तविक नाम श्री वेंकट राम कृष्णा चारूगुल्ला, स्वर्णा चारूगुल्ला है, किन्तु मेरे जन्म 
प्रमाण पत्र व शैक्षिणिक प्रमाण पत्रों में लघु नाम सी संदीप (C.Sandeep ), आ. सी. St. रामा कृष्णा राव (0. ५. Rama Krishna Rao), सी. 
एच. स्वर्णा (0. H. Swarna ) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर पूर्ण वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे संदीप चारूगुल्ला (Sandeep Charugulla) आत्मज श्री वेंकट राम कृष्णा राव चारूगुल्ला (Shri Venkata Rama 
Krishna Rao Charugulla) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सी संदीप संदीप चारूगुल्ला 
(C. Sandeep ) (Sandeep Charugulla) 
पिता-श्री सी. व्ही. रामा as पिता-श्री बेंकट राम कृष्णा राव चारूगुल्ला 
(S/o- Shri C. ५. Rama Krishna Rao ) (S/o- Shri Venkata Rama Krishna Rao Charugulla) 
माता-श्रीमती सी. एच. स्वर्णा माता-श्रीमती स्वर्णा चारूगुल्ला 
(M/o- Smt. C. H. Swarna ) (M/o- Smt. Swarna Charugulla) 
स्थायी निवासी-32-4-5/ए, ब्लाक -402, स्थायी निवासी-32-4-5/ए, ब्लाक-402, 
अनजम्मा सड़क रेवेन्यू, वार्ड नं.-07, SATA सड़क रेवेन्यू, वार्ड नं.-07, 
विजयवाड़ा (अर्बन) केसिंगा (आ. प्र.) 520010 विजयवाड़ा (अर्बन) केसिंगा ( आ. प्र.) 520010 
वर्तमान निवासी-फ्लैट नं.-16, वर्तमान निवासी-फ्लैट नं.-16, 
ब्लाक नंबर-ई/3, चौहान टाऊन, ब्लाक नंबर-ई/3, चौहान टाऊन, 
नेहरू नगर, भिलाई, नेहरू नगर, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


10 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती गिरिजा ध. प. श्री चन्द्रकांत साहू, निवासी-155, दुर्गा चौक, ए. सी. सी. जामुल, 
वार्ड नं. 12, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम चम्पा साहू था जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार 
कार्ड व अन्य में दर्ज है. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम चंचल साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को चंचल साहू (Chanchal Sahu) आत्मजा श्री चन्द्रकांत साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
चम्पा साहू चंचल साहू 
(Champa Sahu) (Chanchal Sahu) 
पिता-श्री चन्द्रकांत साहू पिता-श्री चन्द्रकांत साहू 
निवासी-155, दुर्गा चौक, निवासी-155, दुर्गा चौक, 
U सी. सी. जामुल, वार्ड नं.-12, ए. सी. सी. जामुल, वार्ड नं.-12, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पल्‍लवी कंदनुर आत्मजा श्री सोन शेखर कंदनुर, उम्र 25 वर्ष, निवासी-पी-11, आदर्श 
नगर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा तथा मेरे पिता का पूर्ण वास्तविक नाम पल्‍लवी कंदनुर आ. सोन शेखर कंदनुर है, 
किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों आधार कार्ड में के. पललवी आ. के. एस. शेखर, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में कंदनुर पललवी आ. Haq सोन 
शेखर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे पूर्ण वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे पल्‍लवी कंदनुर ( Pallavi Kandanur) आत्मजा श्री सोन शेखर कंदनुर ( Shri Son Shekhar Kandanur) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
के. पल्‍लवी (K. Pallavi) Tees कंदनुर 
कंदनुर पल्‍लवी ( Pallavi Kandanur) 
(Kandanur Pallavi) पिता-श्री सोन शेखर कंदनुर 
पिता-के. एस. शेखर (K. S. Shekhar) (D/o- Shri Son Shekhar Kandanur) 
कंदनुर सोन शेखर निवासी-पी-11, आदर्श नगर, दुर्ग, 
(Kandanur Son Shekhar) de. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


निवासी-पी-11, आदर्श नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 11 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अमरबती बाई ध. प. स्व. केशोराम साहू, उम्र 36 वर्ष, जाति तेली, निवासी- 
वार्ड नं. 1 ग्राम उरईडबरी, पोस्ट तेंदुनाला, थाना-चिचोला, तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ. ग.) को हूँ. मेरा वास्तविक नाम श्रीमती 
अमरबती बाई है जो मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड व राशन कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पति के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम 


में बीमा पालिसी ली गई है जिसमें मेरा नाम श्रीमती सरिता बाई साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती अमरबती बाई ध. प. स्व. केशोराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्रीमती सरिता बाई साहू श्रीमती अमरबती बाई 
पति-स्व. केशोराम साहू पति-स्व. केशोराम साहू 
निवासी-वार्ड नं.-1, ग्राम-उरईडबरी, निवासी-वार्ड नं.-1, ग्राम-उरईडबरी, 
पोस्ट-तेंदुनाला, पोस्ट-तेंदुनाला, 
थाना-चिचोला, थाना-चिचोला, 
तहसील-डोंगरगढ़ तहसील-डोंगरगढ़ 
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सैयद हसन आत्मज सैयद अब्दुल्ला, उम्र 55 वर्ष, निवासी-मकान क्रमांक 610, 
गुलमोहर अपार्टमेंट, कालीबाड़ी अन्ना दुकान लाइन, वार्ड क्रमांक 41, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम 
सैयद हसन है जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है मैं पावर ग्रिड पदमनाभपुर दुर्ग में कार्यरत हूँ किन्तु मेरे सर्विस बुक/आईडी में मेरा नाम एस. 
सैयद हसन दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे सैयद हसन ( Syed Hassan) आत्मज सैयद अब्दुल्ला के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एस. सैयद हसन सैयद हसन 
(5. Syed Hassan) (Syed Hassan) 
पिता-श्री सैयद अब्दुल्ला पिता-श्री सैयद अब्दुल्ला 
निवासी-मकान क्रमांक-610, निवासी-मकान क्रमांक-610, 
गुलमोहर अपार्टमेंट, कालीबाड़ी गुलमोहर अपार्टमेंट, कालीबाड़ी 
अन्ना दुकान लाइन, अन्ना दुकान लाइन, 
वार्ड क्रमांक-41, दुर्ग, वार्ड क्रमांक-41, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


12 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रवीण कुमार पाठक आत्मज श्री प्रकाश नारायण पाठक, उम्र 52 वर्ष, निवासी-प्लाट 
नं. 252, वार्ड नं. 27, पोलसाय पारा, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम कु. तरनजीत कौर आ. श्री रंजीत 
सिंह ओशन माता श्रीमती सिमरजीत कौर ओशन था. मैंने श्री रंजीत सिंह ओशन व श्रीमती सिमरजीत कौर ओशन की सहमति से उनकी पुत्री 
कु. तरनजीत कौर को दिनांक 27-09-2022 को गोदनामा दत्तक विलेख के तहत गोद लिया. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रावी 
पाठक रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को प्रावी पाठक (Pravi Pathak) आत्मजा प्रवीण कुमार पाठक (Praveen Kumar Pathak) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. तरनजीत कौर प्रावी पाठक 
(Ku. Taranjit Kaur) (Pravi Pathak) 
पिता-श्री रंजीत सिंह ओशन पिता-श्री प्रवीण कुमार पाठक 
(D/o- Shri Ranjeet Singh Oshan) (D/o-Shri Praveen Kumar Pathak) 
माता-श्रीमती सिमरजीत कौर ओशन माता-श्रीमती इन्दरजीत पाठक 
(M/o- Smt. Simarjit Kaur Oshan) (M/o- Smt. Inderjeet Pathak) 
निवासी-प्लाट नं.-252, वार्ड नं.-27, निवासी-प्लाट नं.-252, वार्ड नं.-27, 
पोलसाय पारा, दुर्ग, पोलसाय पारा, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिद्वार्थ वासन आत्मज श्री सत्येन्द्र वासन, उम्र 39 वर्ष, जाति wal, निवासी-मकान नं. 
391, पहला माला, अग्रोहा मार्ग, वासन चाल, वार्ड नं. 08, कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम 
वेदिका वासन है, किन्तु उसके जन्म प्रमाण पत्र में, उसका घरेलू नाम निवृता वासन दर्ज है जिसे परिवर्तित कर उसके वास्तविक नाम को दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को वेदिका वासन ( Vedika Wasan) आत्मजा सिद्धार्थ वासन ( Siddhartha Wasan) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
निवृता वासन वेदिका वासन 
पिता-श्री सिद्धार्थ वासन ( Vedika Wasan) 
निवासी-मकान 4.-391, पहला माला, पिता-श्री सिद्धार्थ वासन 
अग्रोहा मार्ग, वासन चाल, ( D/o- Shri Siddhartha Wasan) 
वार्ड 4.-08, कोरबा, निवासी-मकान नं.-391, पहला माला, 
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) अग्रोहा मार्ग, वासन चाल, 


वार्ड नं.-08, कोरबा, 
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 13 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तारक गुप्ता आत्मज श्री रामधनी गुप्ता, निवासी न्यू संतोषी पारा, कैम्प 2, वार्ड 
33,भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम तारक गुप्ता है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय 
पत्र व बैंक रिकार्ड में दर्ज है किन्तु कक्षा दसवीं बारहवीं, स्नातक व स्नातकोत्तर में तारक बम व एल. एल. बी. तथा स्टेट बार कौंसिल ऑफ 
छत्तीसगढ़ की अधिवक्ता नामावली में तारक बम गुप्ता दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे तारक गुप्ता (Tarak Gupta) आत्मज श्री रामधनी गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
तारक बम, तारक बम गुप्ता तारक गुप्ता 
(Tarak Bam, Tarak Bam Gupta) (Tarak Gupta) 
पिता-श्री रामधनी गुप्ता पिता-श्री रामधनी गुप्ता 
(S/o- Shri Ramdhani Gupta) (S/o- Shri Ramdhani Gupta) 
निवासी-न्यू संतोषी पारा, कैम्प-2, निवासी-न्यू संतोषी पारा, कैम्प-2, 
वार्ड-33,भिलाई, वार्ड-33,भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनोद कुमार कोशले आत्मज श्री श्यामलाल कोशले, उम्र 34 वर्ष, जाति सतनामी, 
निवासी-दीनदयाल कॉलोनी, परसदा, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरा नाम विनोद कुमार कोयराला आ. श्यामलाल 
कोयराला था मैं अपना उपनाम “कोयराला” को त्यागकर अन्य उपनाम “कोशले” जोड़कर नया नाम विनोद कुमार कोशले रख लिया हूँ तथा इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे विनोद कुमार कोशले आत्मज श्री श्यामलाल कोशले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
विनोद कुमार कोयराला विनोद कुमार कोशले 
पिता-श्री श्यामलाल कोयराला पिता-श्री श्यामलाल कोशले 
निवासी-दीनदयाल कॉलोनी, परसदा, निवासी-दीनदयाल कॉलोनी, परसदा, 
तहसील-सकरी, तहसील-सकरी, 


जिला-बिलासपुर (छ. ग.) जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


14 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुन्दर साहू आत्मज स्व. मनराखन साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी-मकान नं. 273 शहीद वीर 
नारायण सिंह नगर, वार्ड नं 38, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में ठेकेदारी 
कर्मचारी के रूप में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम सुन्दर साहू आत्मज स्व. मनराखन साहू है जो कि आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों 
में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में सुन्दर आ. मनराखन दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे सुन्दर साहू आत्मज स्व. मनराखन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


सुन्दर 
पिता-स्व. मनराखन 
निवासी-मकान नं.-273, 
शहीद वीर नारायण सिंह नगर, 
वार्ड नं-38, खुर्सीपार, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


नया नाम 


सुन्दर साहू 
पिता-स्व. मनराखन साहू 
निवासी-मकान नं.-273, 
शहीद वीर नारायण सिंह नगर, 
वार्ड नं-38, खुर्सीपार, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जलज सिंह आत्मज श्री मुन्ना वर्मा, उम्र 29 वर्ष, निवासी-मकान नं. 104, कचना रोड, 
सीजीएचबी कॉलोनी, खमरडीह, शंकर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरा नाम जलज वर्मा आ. मुन्ना वर्मा था 
जो मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है मैंने अपना उपनाम “वर्मा ” को परिवर्तित कर अन्य उपनाम “सिंह” जोड़कर नया नाम 
जलज सिंह रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे जलज सिंह आत्मज श्री मुन्ना वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


जलज वर्मा 
पिता- श्री मुन्ना वर्मा 


निवासी-मकान नं.-104, कचना रोड, 
सीजीएचबी कॉलोनी, खमरडीह, 


शंकर नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


नया नाम 


जलज सिंह 
पिता- श्री मुन्ना वर्मा 


निवासी-मकान नं.-104, कचना रोड, 
सीजीएचबी कॉलोनी, खमरडीह, 


शंकर नगर, रायपुर, 


de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023 15 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ. ग.) 


रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2022 


प्रकरण क्रमांक/201908111000255/ब-113(1) वर्ष 2022-23 


क्रमांक/361/अ.वि.अ./पं. सा. न्या./2022.--आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रूदसेन सिंधु पिता स्व. मित्तर सेन 
सिंधु एवं अन्य अध्यक्ष इण्डस एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रायपुर, निवासी-सिविल लाईन, रायपुर (छ. ग.) द्वारा “इण्डस WAI एण्ड 
रिसर्च इंस्टीट्यूट, रायपुर” पता-सिविल लाईन, रायपुर (छ. ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार 
निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए है :- 


अनुसूची 


(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता :- “इण्डस WAM एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रायपुर” 
पता-सिविल लाईन, रायपुर (छ. ग.) 


चल संपत्ति - राशि रुपये-निरंक 


अचल सम्पत्ति - ग्राम जुनवानी, प. ह. नं.-15, रा. नि. मं.-दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.) 
ख,. नं. क्रमश: 189, 190/1, 190/3, 180, 187, 188/4, 188/3, 
185, 190/2 ThA क्रमश: 0.080, 0.440, 0.430, 0.060, 0.390, 
0.210, 0.080, 0.200, 0.150 हेक्टेयर (कुल खसरा 09, Ha THAI 2.040 हेक्टेयर ) 


यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 06-01-2023 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत किए गए आकशक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 


यह ईश्तहार आज दिनांक 22-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 
देवेन्द्र पटेल 


पंजीयक, एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


